इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य 


त्यमेव जय 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 202 ] 


भोपाल , सोमवार, दिनांक 19 मई 2014 - वैशाख 29, शक 1936 


वन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 19 मई 2014 


क्र . एफ . 15 - 17 - 2010 - दस - 2. - चूंकि , मध्यप्रदेश शासन यह मानता है कि नीचे उल्लेखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र बाघों, अन्य 
सह - मांसभक्षियों एवं उनके भोज्य वन्यजीवों के एवं उनके प्राकृतावास व पर्यावरण के संरक्षण के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक , वन्यजीव 
एवं वानस्पतिक महत्व का है ; 

अतः वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा , 
नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को " बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व " के रूप में अधिसूचित करता है एवं इसके एकीकृत प्रबंधन एवं प्रशासनिक 
नियंत्रण के प्रयोजन के लिए इसे क्षेत्र संचालक , बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया के अधीन करता है : 

अनुसूची 


क . गठन 


टाइगर रिजर्व का नाम 


बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 
उमरिया , शहडोल एवं कटनी 


जिलों के नाम 


कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ । 
प्राकृतावास ( क्रिटिकल 
टाइगर हैबिटाट ) 


बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं पनपथा अभ्यारण्य . 
[ मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ - 15- 31- 2007- दस -2, दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 द्वारा 
वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के स्पष्टीकरण (i) में प्रदत्त शक्तियों का 
उपयोग करते हुए, 71, 690. 390 हेक्टेयर क्षेत्र को कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास 
( क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) के रूप में अधिसूचित किया गया है , जिसे बाघ संरक्षण के उद्देश्य 
से , अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वन निवासियों के अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना, अक्षत् 
रखा जाना है. ] 


403 


404 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मई 2014 


बफर क्षेत्र 


कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास ( क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) से लगे उमरिया, शहडोल 
एवं कटनी जिलों के आरक्षित वन , संरक्षित वन एवं अन्य क्षेत्र . 
[ मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ - 15 - 17 - 2010 - दस - 2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 द्वारा 
वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 की धारा 38V के स्पष्टीकरण (ii ) में प्रदत्त शक्तियों का 
उपयोग करते हुए, 82, 003.509 हेक्टेयर क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, 
जहां बाघ एवं अन्य प्रजातियों के पर्याप्त प्रसार (डिस्पर्सल ) के साथ क्रांतिक बाघ प्राकृतावास 
( क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) की अखंडता सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षाकृत कम स्तर के प्राकृतावास 
संरक्षण की आवश्यकता है एवं जिसका उद्देश्य स्थानीय व्यक्तियों के जीविकोपार्जन , विकास 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की सम्यक् मान्यता के साथ, वन्यजीव एवं मानव क्रियाकलाप 
के सह - अस्तित्व को बढ़ावा देना है . ] 


क्षेत्रफल 


1, 53 ,693. 899 हेक्टेयर 


ख. प्रशासनिक इकाइयां एवं सीमाएं 
1. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया जाता है : 


कोर / 
बफर 


वन क्षेत्र 
( हेक्टेयर ) 


अन्य क्षेत्र योग 
( हेक्टेयर ) ( हेक्टेयर ) 


उप वन मंडल की 
सीमाओं का 
विवरण 


वन मंडल की 
सीमाओं का 
विवरण 


( 8 ) 


( 9 ) 


वन मंडल उप वन परिक्षेत्र 

का नाम मंडल का नाम 
( मुख्यालय ) का नाम ( मुख्यालय ) 

( मुख्यालय ) 
( 1 ) ( 2 ) (3 ) 
बांधवगढ़ धमोखर मगधी 
टाइगर ( उमरिया ) ( धमोखर ) 
रिजर्व 
( उमरिया ) . 

धमोखर 
( धमोखर ) 


( 4) 
कोर 


(5 ) 
10155 .440 


( 6 ) ( 7 ) 
621.140 10776.580 


बफर 20237.969 


6435. 383 26673.352 


उत्तर 

उत्तर 
उमरार नदी बफर परिक्षेत्र बांधवगढ़ टाइगर 
धमोखर के कक्ष क्र . पी 74 रिजर्व के बफर 
की उत्तरी सीमा से कोर क्षेत्र की सीमा . 
परिक्षेत्र खितौली के कक्ष 
क्र . 7 की पश्चिमी सीमा तक . 
कोर परिक्षेत्र खितौली की 
पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमाएं , 
कोर परिक्षेत्र ताला की पश्चिमी 
एवं दक्षिणी सीमाएँ. 

पूर्व 
कोर परिक्षेत्र मगधी के कक्ष बांधवगढ़ टाइगर 
क्र . 281 की उत्तरी सीमा , रिजर्व के बफर 
कोर परिक्षेत्र कल्लवाह की क्षेत्र की सीमा . 
पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमाएं 
जोहिला नदी तक , जोहिला 
नदी बफर परिक्षेत्र मानपुर के 
कक्ष क्र . 312 की पश्चिमी 
सीमा तक. 
दक्षिण 

दक्षिण 
जोहिला नदी एवं बफर उमरिया ( सामान्य ) 
परिक्षेत्र धमोखर की दक्षिणी वन मंडल की 
सीमा कक्ष क्र . 94 तक . सीमा . 

पश्चिम 
बफर परिक्षेत्र धमोखर की 
पश्चिमी सीमा कक्ष क्र . 94 उमरिया ( सामान्य ) 
से कक्ष क्र . पी . 74 उमरार वन मंडल की 
नदी तक . 

सीमा. 


योग . . उप वन मंडल धमोखर 30393. 409 7056 . 523 37449. 932 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 मई 2014 


404 ( 1 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 9 ) 


कोर 


10642. 870 


331. 130 10974. 000 


ताला 
( ताला ) 


ताला 
( ताला ) 


कोर 


11303. 840 


490 . 230 11794. 070 


खितौली 
( खितौली ) 


( 8 ) 

उत्तर 
कोर परिक्षेत्र पतौर की दक्षिणी 
सीमा कक्ष क्र . पी183 ए से 
कक्ष क्र . पी 188 तक, बफर 
परिक्षेत्र मानपुर की दक्षिणी 
सीमा कोर परिक्षेत्र ताला के 
कक्ष क्र . 332 की उत्तरी सीमा 
तक . 

पूर्व 
बफर परिक्षेत्र मानपुर की 
दक्षिणी सीमा कोर परिक्षेत्र 
ताला के कक्ष क्र . 298 की 
पूर्वी सीमा तक . 

दक्षिण 
कोर परिक्षेत्र मगधी की उत्तरी 
सीमा कक्ष क्र . 299 तक, कोर 
परिक्षेत्र ताला की पश्चिमी 
सीमा कक्ष क्र . 321 तक , कोर 
परिक्षेत्र खितौली की दक्षिणी 
एवं पश्चिमी सीमाएं उमरार 
नदी तक . 

पश्चिम 
कोर परिक्षेत्र खितौली की 
पश्चिमी सीमा उमरार नदी से 
कोर परिक्षेत्र पतौर के कक्ष 
क्र . पी 183 ए की दक्षिणी 
सामा तक . 


योग . . उप वन मंडल ताला 


21946. 710 


821. 360 22768.070 


कोर 


11408. 330 


313.710 11722.040 


मानपुर कल्लवाह 
( मानपुर ) ( करकेली) 


उत्तर 
बफर परिक्षेत्र मानपुर की 
उत्तरी सीमा कक्ष क्र . पी653 
से कक्ष क्र . पी 378 सोन 
नदी तक . 

पूर्व 
सोन नदी एवं बफर परिक्षेत्र 
मानपुर की पूर्वी सीमा कक्ष 
क्र . 312 जोहिला नदी तक . 

दक्षिण 


बफर 27566. 627 


6426 . 046 33992. 673 


मानपुर 
( मानपुर ) 


जोहिला नदी कक्ष क्र . 312 
से कोर परिक्षेत्र कल्लवाह के 
कक्ष क्र . 256 की दक्षिणी 
सीमा तक , कोर परिक्षेत्र 
कल्लवाह की दक्षिणी एवं 
पश्चिमी सीमाएं कोर परिक्षेत्र 
मगधी के कक्ष क्र . 281 की 
उत्तरी सीमा तक , कोर परिक्षेत्र 
ताला की पूर्वी एवं उत्तरी 
सीमाएं , कोर परिक्षेत्र खितौली 
की उत्तरी सीमा कोर परिक्षेत्र 
पतौर के कक्ष क्र . पी 188 
तक . 


404 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मई 2014 


__ ( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


पश्चिमी 
कोर परिक्षेत्र पतौर की दक्षिणी 
सीमा, कोर परिक्षेत्र पनपथा 
की दक्षिणी सीमा बफर 
परिक्षेत्र मानपुर के कक्ष क्र . 
पी 653 तक. 


योग . . उप वन मंडल मानपुर 


38974.957 6739.756 45714.713 


कोर 


14122. 100 


1282 . 410 15404. 510 


उत्तर 


पनपथा 
( बरही ) 


पतौर 
( पतौर ) 


कोर 


10462.100 


557. 090 11019.190 


पनपथा 
( पनपथा ) 


बफर परिक्षेत्र पनपथा की 
उत्तरी सीमा कक्ष क्र . 392 से 
पी633 की पूर्वी सीमा तक , 
कोर परिक्षेत्र पनपथा की उत्तरी 
सीमा बफर परिक्षेत्र पनपथा 
के कक्ष क्र . पी 636 की 
दक्षिणी सीमा तक , बफर 
परिक्षेत्र पनपथा की उत्तरी 
सीमा , कोर परिक्षेत्र पनपथा 
की उत्तरी सीमा सोन नदी 
तक , सोन नदी एवं उत्तर 
शहडोल ( सामान्य ) वन 
मंडल की सीमा बफर परिक्षेत्र 
पनपथा के कक्ष क्र . पी 174 


बफर 


17066 . 086 


4271 . 398 21337 . 484 


पनपथा 
( पनपथा ) 


तक . 


पूर्व 


उत्तर शहडोल ( सामान्य ) वन 
मंडल की सीमा कक्ष क्र . 192 
की दक्षिणी सीमा पर सोन 
नदी तक , सोन नदी एवं कोर 
परिक्षेत्र पनपथा की दक्षिणी 
सीमा, कोर परिक्षेत्र पतौर की 
दक्षिणी सीमा कोर परिक्षेत्र 
खितौली के कक्ष क्र . 381 
की उत्तरी सीमा तक . 

दक्षिण 
कक्ष क्र . 381 की सीमा से 
कोर परिक्षेत्र खितौली की 
उत्तरी एवं पश्चिमी सीमाएं 
बफर परिक्षेत्र पनपथा के कक्ष 
क्र . 487 की दक्षिणी सीमा 
पर उमरार नदी तक . 

पश्चिम 
कटनी ( सामान्य ) वन मंडल 
की पूर्वी सीमा बफर परिक्षेत्र 
पनपथा के कक्ष क्र . 487 की 

पश्चिमी सीमा पर उमरार नदी 
योग . . उप वन मंडल पनपथा 41650.286 6110.898 47761. 184 से कक्ष क्र . 392 की पश्चिमी 

एवं उत्तरी सीमाओं के मिलान 
महायोग . . बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 132965. 362 20728 .537 153693. 899 


तक . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 मई 2014 


404 ( 3 ) 


2. इस अधिसूचना के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कुल 1,53,693. 899 हेक्टेयर क्षेत्र का नाम " बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व " होगा, जो 
" क्षेत्र संचालक , बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व उमरिया " के नियंत्रण में रहेगा. क्षेत्र संचालक की सहायता के लिए एक " उप संचालक, बांधवगढ़ 
टाइगर रिज़र्व " होंगे , जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे. प्रत्येक उप वन मंडल 
का प्रभार एक " सहायक संचालक " के पास होगा, जो उप संचालक के अधीन सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी होंगे. 


ग. सम्मिलित क्षेत्र का विवरण 


क्रमांक 


इकाई का नाम 


आरक्षित वन 
( हेक्टेयर ) 


संरक्षित वन 
( हेक्टेयर ) 


अन्य क्षेत्र 
( हेक्टेयर ) 

( 5 ) 


योग 
( हेक्टेयर ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1. कोर क्षेत्र या क्रांतिक बाघ प्राकृतावास ( क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट ) 


1 


बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 


42 , 169 . 840 


1 , 340 . 640 


1,756. 210 


45 , 266. 690 


2 


पनपथा अभ्यारण्य 


20, 566. 100 


4 , 018. 100 


1, 839. 500 


26, 423.700 


62 ,735.940 


5 , 358.740 


3, 595. 710 


71, 690. 390 


योग . . कोर क्षेत्र या क्रांतिक 

बाघ प्राकृतावास 
( क्रिटिकल टाइगर 
हैबिटाट ) 


2. बफर क्षेत्र 


1 


36 ,000.461 


16, 886. 579 


69, 990 . 751 


उमरिया ( सामान्य ) वन मंडल , 17,103. 711 
उमरिया. 


2 


4, 256 . 200 


1, 858 .780 


41 .188 


6, 156 . 168 


उत्तर शहडोल ( सामान्य ) 
वन मंडल, शहडोल 


3 


0 . 000 


205 . 060 


5, 856. 590 


कटनी ( सामान्य ) वन मंडल, 5, 651.530 
कटनी. 


योग . . बफर क्षेत्र 


27, 011.441 


37 , 859.241 


17 , 132. 827 


82 , 003 . 509 


महायोग . . बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 


89 , 747. 381 


43 , 217. 981 


20, 728 .537 


1 , 53 , 693. 899 


404 (4 ) 


77 Tag 707451 , FGHFC 19 HS 2014 


W 


ENN 


No. F - 15 -01- 2010 - X - 2 . - - WHEREAS , the Government of Madhya Pradesh considers that the area specified in the 
Schedule below is of adequate ecological, faunal and floral significance for the purpose of conservation of tigers , other 
co -predators and their prey base and their habitat and environment; 


THEREFORE , in exercise of the powers conferred under Section 38V ( 1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 , the 
Government of Madhya Pradesh , hereby notifies the area specified in the Schedule below as “ Bandhavgarh Tiger 
Reserve” and places it, for the purpose of its unified management and administrative control, under the Field Director, 
Bandhavgarh Tiger Reserve, Umaria : 


SCHEDULE 


a . Constitution 


Name of the Tiger Reserve - Bandhavgarh Tiger Reserve 


Name of the Districts 


Umaria , Shahdol and Katni 


Core Area or Critical 
Tiger Habitat 


Bandhavgarh National Park and Panpatha Sanctury . 
[ Vide M . P . Gazette Notification No. F - 15 - 31 -2007 - X - 2 , dated 24th December 
2007, in exercise of the powers conferred under Explanation (i) of Section 38V 
of the Wildlife (Protection ) Act , 1972 , an area of 71 ,690 . 390 hectares has been 
notified as the Core Area or Critical Tiger Habitat, which is to be kept inviolate 
for the purpose of tiger conservation , without affecting the rights of the Scheduled 
Tribes or such other Forest dwellers). 


Buffer Area 


Reserved Forests , Protected Forests and other areas of Umaria , Shahdol 
and Katni Districts adjoining the Core Area or Critical Tiger Habitat. 
[ Vi de M . P . Gazette Notification No. F - 15 - 17 - 2010 - X - 2 , dated 27th October 
2010 , in exercise of the powers conferred under Explanation (ii) of Section 38V 
of the Wildlife (Protection ) Act, an area of 82 , 003 .509 hectares has been noti 
fied as the Buffer Area , where a lesser degree of habitat protection is required 
to ensure the integrity of the Critical Tiger Habitat with adequate dispersal for 
tiger and other species , and which aims at promoting co -existence between 
wildlife and human activity with due recognition of the livelihood , developmen 
tal , Social and Cultural rights of the local people). 


Total Area . . 


1 ,53,693 .899 hectares . 


HEM 


{T6443 , Farid 


19 


$ 2014 


404 ( 5 ) 


b . Administrative Units and Boundaries 
1 . The area of Bandhavgarh Tiger Reserve is divided into the following administrative units : 


Range 
(Head - 
quarters) 


Corel 
Buffer 


Name of Name of 

Forest Forest sub - 
Division Division 

(Head- (Head 
quarters) quarters ) 

(1 ) (2 ) 


Forest 

Area 
(hectares) 


Other 

Area 
(hectares ) 


Total 

Area 
(hectares) 


Boundaries of 
Forest Sub -Division 


Boundaries 
of Forest 
Division 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


(8 ) 


Core 


10155.440 


621.140 10776 .580 


Bandhav Dhamo- 
garh Khar 
Tiger (Umaria ) 
Reserve 
(Umaria ) 


Magdhi 
(Dhamo 
Khar ) 


North 

North 
Umar River from northern Boundary of 
boundary of Comptt. No . Buffer Area of 
p74 of Buffer Range 

Bandhvgarh Ti 
Dhamokhar upto western 

ger Reserve . 
boundary of Comptt . No. 
7 of Core Range Khitauli , 
Westerns southern bound 
aries of Core Range 
Khitauli , Western & south 
ern boundaries of Core 
Range Tala. 
East 

East 
Northern boundary of Boundary of 
Comptt. No . 281 of Core Buffer Area of 
Range Magdhi, Western & 

Bandhavgarh Ti 
southern boundaries of 

ger Reserve . 
Core Range Kailawah upto 
Johila River, Johila River 
upto western boundary of 
Comptt . No. 312 of Buffer 
Range Manpur. 


Dhamo- Buffer 20237. 9696435 . 383 26673. 352 
khar 
(Dhamokhar) 


South 
Johila River and southern 
boundary of Buffer Range 
Dhamokhar upto Comptt. 
No . 94. 


South 
Boundary of 
U m a r i a 
( Terriorial) For 
est Division . 


West 
Western boundary of Butter 
Range Dhamokhar from 
Comptt. No . 94 to Comptt. 
No. P74 upto Umrar River . 


West 
Boundary of 
Um a r i a 
( Terriorial) For 
est Division . 


Total:Forest Sub-birision 


30393.4097056 .523 


Total : Forest Sub -Division 

Dhamokhar 


37449 . 932 


Core 


10642.870 


331.130 


10974.000 


Tala 
( Tala ) 


Tala 
( Tala ) 


Khitauli 
(Khitauli) 


Core 


11303.840 


490 .230 


11794 .070 


North 
Southern boundary of Core 
Range Pataur from 
Comptt . No. P183A upto 
Comptt . No. P188 South 
ern boundary of Buffer 
Range Manpur upto north 
ern boundary of Comptt . 
No . 332 of Core Range 
Tala. 

East 
Southern boundary of 
Buffer Range Manpur upto 
eastern boundary of 
Comptt . No. 298 of Core 
Range Tala . 


404 (6 ) 


ZYGFt T6793 , faria 19 


2014 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8 ) 


( 9 ) 


South 
Northern boundary of Core 
Range Magdhi upto 
Comptt. No. 299, Western 
boundary of Core Range 
Tala upto Comptt . No . 
321, Southern & western 
boundaries of Core Range 
Khitauli upto Umrar River. 


West 


Western boundary of Core 
Range Khitauli from 
Umrar River to southern 
boundary of Comptt. No. 
P183A of Core Range 
Pataur. 


Total : Forest Sub -Division 

Tala 


21946 .710 


821. 360 


22768 .070 


Manpur Kallwah 
(Manpur) (Karkeli ) 


Core 


11408.330 


313.710 


11722.040 


North 
Northern boundary of 
Buffer Range Manpur 
from Comptt. No . P653 to 
Comptt. No. P378 upto 
Son River 


East 
Son River & eastern 
boundary of Buffer Range 
Manpur to Comptt. No . 
312 upto Johila River . 


Manpur 
(Manpur ) 


Buffer 


27566 .627 


6426 .046 33992.673 


South 
Johila River from Comptt . 
No. 312 to Southern 
boundary of Comptt. No . 
256 of Core Range 
Kallwah , Southern & west 
ern boundaries of Core 
Range Kallwah upto north 
ern boundary of Comptt. 
No . 281 of Core Range 
Magdhi, Eastern & north 
ern boundaries of Core 
Range Tala , Northern 
boundary of Core Range 
Khitauli upto Comptt . No. 
P188 of Core Range 
Pataur. 


West 
Southern boundary of Core 
Range Pataur, Southern 
boundary of Core Range 
Panpatha upto Comptt . No. 
P653 of Buffer Range 
Manpur. 


Total : Forest Sub - Division 

Manpur 


38974.957 


6739 .756 45714 .713 


MASA 


FEZYGTI THYS , FGHigh 19 HE 2014 


404 ( 7 ) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(0) 


(7) 


(8) 


(9) 


Core 


14122 .100 


1282.410 


15404 .510 


North 


Panpatha 
( Barhi) 


Pataur 
(Pataur) 


Northern boundary of 
Buffer Range Panpatha 
from comptt.No. 392 upto 
eastern boundary of 
Comptt. No. P633, North 
ern boundary of Core 
Range Panpatha upto 
southern boundary of 
Comptt . P636 of Buffer 
Range Panpatha, Northern 
boundary of Buffer Range 
Panpatha , Northern bound 
ary of Core Range 
panpatha upto Son River , 
Son River & boundary of 
North Shahdol ( Territorial) 
Forest Division upto 
Comptt. No. P174 of 
Buffer Range Panpatha . 


Core 


10462 .100 


557.090 


11019.190 


Panpatha 
(Panpatha) 


East 
Boundary of North 
Shahdol ( Territorial) For 
est Division upto Son 
River at southern bound 
ary of Comptt . No. 192 , 
Son River & southern 
boundary of Core Range 
Panpatha, Southern bound 
ary of Core Range Pataur 
upto norhern boundary of 
Comptt . No. 381 of Core 
Range Khitauli . 


Panpatha 
(Panpatha) 


Buffer 


17066 .086 


4271.398 


21337.484 


South 
Boundary of Comptt. No. 
381 to northern & western 
boundarias of Core Range 
Khaitauli upto Umrar 
River at southern bound 
ary of Comptt. No. 487 of 
Buffer Range Panpatha. 


West 


Eastern boundary of Katni 
( Territorial) Forest Divi 
sion from Umrar River at 
western boundary of 
Comptt . No. 487 of Buffer 
Range Panpatha upto inter 
section of western & north 
ern boundaries of Comptt. 
No. 392 


41650 .286 


6110.898 


47761. 184 


Total :. Forest Sub-Division 

Panpatha 


Grand Total . . Bandhavgarh 132965. 362 20728 .537 153693.899 

Tiger Reserve 


404 ( 8 ) 


TERYGII 75143 , FGHICA 19 HE 2014 


2 . The total area of 1,53 ,693 .899 hectares, notified under this notification , shall be named “ Bhandhavgarh 
Tiger Reserve ” , which shall be under the control of the " Field Director, Bandhavgarh Tiger Reserve Umaria ” . To 
assist the Field Director, there shall be one “ Deputy Director, Bhandhavgarh Tiger Reserve” , who shall also be the 
Drawing and Disbursing Officer for Bandhavgarh Tiger Reserve . The in - charge of each Forest Sub -Division shall 
be an “ Assistant Director” , who shall be an Officer of the rank of Assistant Conservator of Forests under the Deputy 
Director. 


c. Details of the Area Included 


S .No. 


Name of the Unit 


Reserved Forest 
(hectares ) 

( 3 ) 


Protected Forest 

(hectares) 


Other Areas 
(hectares ) 


Total 
(hectares ) 


( 1) 


( 2 ) 


(5 ) 


1. Core Area or Critical Tiger Habitat 


1 


Bandhavgarh National Park 


42 ,169 .840 


1, 340.640 


1,756 .210 


45 ,266 .690 


2 


Panpatha Sanctuary 


20566 . 100 


4 ,018 . 100 


1,839 .500 


26 ,423.700 


62,735.940 


5 ,358 .740 


3 ,595 .710 


71,690 . 390 


Total . .Core Area or 
Critical Tiger Habitat 


2 . Buffer Area 


1 


17 , 103.711 


36 ,000 . 461 


16 ,886 . 579 


69, 990 .751 


Umaria ( Territorial) 
Forest Division , Umaria 


2 


4,256 .200 


1 ,858.780 


41. 188 


North Shahdol ( Territorial) 
Forest Division , Shahdol. 


6 , 156 , 168 


3 


- 5 ,651.530 


0 .000 


205 .060 


5 ,856 .590 


Katni ( Territorial) Forest 
Division , Katni. 


Total . . Buffer Area 


27, 011. 441 


37 , 859. 241 


17 , 132 . 827 


82 ,003.509 


89 ,747 . 381 


43,217. 981 


Grand Total 
Bandhavgarh Tiger Reserve 


20 ,728.537 


1 ,53 ,693 .899 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रशांत कुमार, सचिव. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014. 


